SHANT 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या - 902 राँची, बुधवार 


19 सितम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
28 अगस्त , 2018 


संख्या - 3/ पद -01( क )-01/ 2014 का .- 6624 -- श्री राज महेश्वरम , झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह 
जिला - देवघर ), अनुमण्डल पदाधिकारी , लोहरदगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii . श्री महेश्वरम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् धनबाद के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद -01( क )-01/ 2014 का .- 6625 -- श्री भोगेन्द्र ठाकुर , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
614/03, गृह जिला- समस्तीपुर ), जिला आपूर्ति पदाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर की सेवा खाद्य, 
सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले 
आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii . श्री ठाकुर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् छतरपुर , पलामू 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 19 सितम्बर , 2018 
संख्या - 3/ पद-01 (क )-01/ 2014 का .- 6626 -- श्री संजय पाण्डेय , झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह 
जिला- देवघर), अनुमण्डल पदाधिकारी , महागामा ( गोड्डा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी , रंका, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री पाण्डेय को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् रंका, गढ़वा के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/पद-01( क )-01/ 2014 का .- 6627 -- श्री अमर कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
843 /03 , गृह जिला- डाल्टेनगंज ), अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया , गुमला को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् घाटशिला, पूर्वी 
सिंहभूम के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/ पद-01 (क )-01/ 2014 का .- 6628 -- श्री राजेश प्रजापति , झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 
813/03, गृह जिला - लोहरदग्गा), अनुमण्डल पदाधिकारी, छतरपुर , पलामू को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री प्रजापति को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् गिरिडीह के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/पद -01(क )-01/2014 का .- 6629 -- श्री विनोद कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
855ए/03, गृह जिला- नवादा ), जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, खूटी की सेवा राजस्व , निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , 
बसिया ( गुमला ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii . श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् बसिया ( गुमला ) 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 3/पद - 01(क )-01/2014 का .- 6630 - श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, झा०प्र०से० ( प्रथम बैच , 
गृह जिला- सारण (बिहार )), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह की सेवा खाद्य सार्वजनिक वितरण 
एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , खुरी- महुआ ( गिरिडीह ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् खुरी - महुआ 
( गिरिडीह ) के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/पद-01( क)-01/ 2014 का .- 6631-- श्री कृष्ण कन्हैया राजहंस , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 851/ 03 , गृह जिला- हजारीबाग), अनुमण्डल पदाधिकारी , गुमला को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii श्री राजहंस को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् कोडरमा के लिए 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 19 सितम्बर , 2018 


संख्या- 3/ पद-01( क )-01/ 2014 का .- 6632-- श्री बिनय कुमार मिश्र, झा०प्र०से० ( प्रथम बैच, 
गृह जिला - औरंगाबाद ), जिला भू- अर्जन पदाधिकारी , साहेबगंज की सेवा राजस्व , निबंधन एवं भूमि 
सुधार विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, 
चाण्डिल , सरायकेला- खरसावां के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii श्री मिश्र को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् चाण्डिल , 
सरायकेला- खरसावां के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या - 3/ पद -01( क )-01/ 2014 का .- 6633 -- श्री रामकुमार मंडल , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
637/03, गृह जिला- दरभंगा), जिला परिवहन पदाधिकारी, सरायकेला- खरसावां की सेवा परिवहन 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , बगोदर 
सरिया (गिरिडीह ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री मंडल को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2 , 1974) की धारा 20 के तहत् बगोदर - सरिया 
( गिरिडीह ) के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या- 3/ पद - 01 (क )-01/2014 का .- 6634 -- श्रीमती प्रेमलता मुर्मू, झा०प्र०से० (प्रथम बैच , गृह 
जिला - दुमका), जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर की सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड , राँची से वापस 
लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 
ii . श्रीमती मुर्मू को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् डुमरी, गिरिडीह 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या - 3/ पद-01( क )-01/ 2014 का .- 6635 -- श्री उमाशंकर प्रसाद , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
588/03, गृह जिला - गुमला), सहायक निदेशक , पंचायती राज , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड, राँची 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 
ii. श्री प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् जामताड़ा के लिए 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या - 3/पद -01( क )-01/ 2014 का .- 6636 -- श्री बंका राम , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
640/ 03 ), भूमि सुधार उप समाहर्ता, मेदिनीनगर, पलामू ( अतिरिक्त प्रभार जिला भू- अर्जन 
पदाधिकारी , पलामू ) की सेवा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची से वापस लेते 
हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा , गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 
ii. श्री राम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् महागामा , गोड्डा 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या- 3/ पद -01( क )-01/ 2014 का .- 6637 -- श्रीमती ज्योति कुमारी झा , झा०प्र०से० ( प्रथम 
बैच, गृह जिला- बोकारो), जिला आपूर्ति पदाधिकारी , छूटी की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्रीमती ज्योति को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् लोहरदगा के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 19 सितम्बर , 2018 
संख्या - 3/ पद-01 ( क )-01/ 2014 का .- 6638-- श्री परितोष कुमार ठाकुर , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 726/03, गृह जिला- गोड्डा), भूमि सुधार उप समाहर्ता, पाकुड़ की सेवा राजस्व, निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , 
चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii . श्री ठाकुर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् चाईबासा के लिए 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या- 3/ पद -01( क )- 01/ 2014 का .- 6639 -- श्रीमती मेनका , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
816/ 03 , गृह जिला - पटना), आवासीय दण्डाधिकारी , बोकारो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक अनुमण्डल पदाधिकारी , गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्रीमती मेनका को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् गुमला के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

संख्या - 3/ पद- 01 ( क )- 01/ 2014 का .- 6640 -- श्रीमती स्मृता कुमारी, झा०प्र०से० ( प्रथम बैच , गृह 
जिला - देवघर ), जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चाईबासा की सेवा महिला बाल विकास एवं 
सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची से वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , जगन्नाथपुर ( पश्चिमी- सिंहभूम) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii . श्रीमती स्मृता को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् जगन्नाथपुर 
( पश्चिमी- सिंहभूम ) के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


2. जिन पदाधिकारियों के स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है परन्तु 
यदि उनका स्थानांतरण /पदस्थापन अन्यत्र नहीं किया गया है, वे पदस्थापन हेत् कार्मिक , प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची में योगदान सुनिश्चित करेंगे । 
3. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण सुनिश्चित करेंगे । 
4. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित /पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की 

कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 902 -- 50 


